निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 68 ) 


17 पौष 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015 


सं0 3ए- 1-मुक0 - 162 / 2014- 177 विo 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर , 

सचिव ( व्यय ), वित्त विभाग । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हक0 ) बिहार , 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना । 

पटना, दिनांक 07 जनवरी 2015 
विषयः- यक्ष्मा सहायक , स्वास्थ्य विभाग के वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार , उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन यक्ष्मा 
सहायक के पद के लिए संकल्प सं0 660 , दिनांक 08 / 02 / 1999 के द्वारा दिनांक 01 /01/ 1996 के 
प्रभाव से 3200 - 4900 / - रू0 तथा संकल्प सं0 630 , दिनांक 21/ 01/ 2010 के द्वारा दिनांक 
01 / 01 / 2006 के प्रभाव से पी0बी0 - 1 + 2000 / - ग्रेड - पे की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । 

2 . यक्ष्मा सहायक द्वारा अपनी नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता , प्रशिक्षण एवं कर्त्तव्य - दायित्व 
के आधार पर बी0सी0जी0 टेक्निशियन के लिए दिनांक 01 /01/ 1996 से स्वीकृत वेतनमान रू० 
4000 - 6000 / - एवं दिनांक 01 / 01/ 2006 से पी0बी0 - 1 + 2400 / - ग्रेड- पे की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च 

के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 21115 / 2013 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 
सं0 - 21909 / 2013 दायर किया गया । 

3 . उक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08 . 12. 14 को पारित 
आदेश में अंकित है कि “ A direction is issued upon the respondent authorities, therefore, to 
provide the same pay scale and grade pay even now to the petitioner 
Technicians. The Court is not enthused to pass any order for granting any benefit of 


य 


en no 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 जनवरी 2015 
monetary kind or otherwise for the past by virtue of the order passed today but the benefit 
of parity with BCG Technicians will accrue from the date of this order and not create any 
other obligation or liability for the past upon the State .” 

4 . उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में यक्ष्मा सहायक के लिए दिनांक 01 / 01 / 1996 के 
प्रभाव से वेतनमान रू0 3200 - 4900 / - को रू0 4000 - 6000 एवं दिनांक 01 / 01 / 2006 से स्वीकृत 
पी0बी0 - 1 + 2000 / - को पी0बी0 - 1 + 2400 / - में संशोधित करने का विषय सरकार के समक्ष विचाराधीन 
था । 

5 . सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यक्ष्मा सहायक के लिए मात्र वेतन निर्धारण के 
उद्देश्य से दिनांक 01/ 01 / 1996 से वेतनमान रू0 4000 - 6000 तथा दिनांक 01 / 01/ 2006 से 
पी0बी0 - 1 + 2400 / - के वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । वेतन के पुनर्निधार्रण के बाद इसका 
वित्तीय लाभ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप दिनांक 08 / 12 / 2014 के प्रभाव से होगा 
और इसके पूर्व का कोई बकाया भुगतेय नहीं होगा । 

विश्वासभाजन , 
प्रभात शंकर, 
सचिव ( व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 68-571 +500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


